निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 

बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

16 वैशाख 1944 ( श 0 ) 
( सं ० पटना 278 ) पटना , शुक्रवार , 6 मई 2022 

संसदीय कार्य विभाग 

अधिसूचना 
29 अप्रील 2022 

सं ० सं ० का 0 – 1 / वि ० मं o ( महानुभाव ) -08-02 / 2018-292- कार्यकारी सचिव , बिहार विधान परिषद के 
ज्ञापांक -732 ( 1 ) वि ० प ० , दिनांक 13.04.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय कार्यकारी सभापति , बिहार 
विधान परिषद ने सदन में राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े विपक्षी दल होने तथा नियमानुसार विपक्षी दल की 
अर्हता के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या पूर्ण होने के कारण राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के अनुरोध को 
स्वीकार करते हुए श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दिनांक 11.04.2022 के 
प्रभाव से प्रदान की है , जिसे बिहार विधान परिषद की अधिसूचना संख्या- 731 ( 1 ) वि ० प ० दिनांक 13.04.2022 द्वारा 
अधिसूचित किया गया है । 

2. बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल , संसदीय सचिव , सचेतक और सदन नेता ( वेतन एवं भत्ते ) 
नियमावली , 2006 के नियम - 3 ( क ) के प्रावधानों के तहत श्रीमती राबड़ी देवी , स ० वि ० प ० को बिहार विधान परिषद् 
सचिवालय की अधिसूचना के आलोक में दिनांक 13.04.2022 के प्रभाव से सरकार के मंत्री के समान वेतन , भत्ते 
एवं अन्य सुविधायें अनुमान्य होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

— 

राजेश परिमल , 

सरकार के उप सचिव । 

अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

बिहार गजट ( असाधारण ) 278-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


